Supplement- 11 


सत्यमेव जयते 


हरिया 


सरकार 
. 


GOVT 
. 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 1-2018] 


CHANDIGARH, TUESDAY , JANUARY 2 , 2018 (PAUSA 12 , 1939 SAKA ) 


General Review 


चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग , हरियाणा की वर्ष 2015-16 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा । 

दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 


No.1 /301/ Admn/DMER/5024. 

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय को स्वास्थ्य विभाग के तहत आते चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रशासनिक सचिव 
के प्रशासनिक सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग से अलहदा एक निदेशालय के रूप में 8 जनवरी, 2009 को 
स्वास्थ्य, दन्त, आयुर्वेदिक , होमोपैथिक और पैरा मेडिकल शिक्षा के विस्तार हेतु स्थापित किया गया । इस निदेशालय का 
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के नियमन के लिए सरकार द्वारा प्रशासकीय सचिव स्वास्थ्य विभाग के अधीन 
दिनांक 04.09.2014 को जारी सरकारी ज्ञापन के अनुरूप गठन किया गया है 

इस समय राज्य में 11 मैडीकल कालेज स्थापित है जिनमें से 5 सरकारी, 1 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 5 निजि 
सैक्टर में है तथा एम ० बी ० बी ० एस ० की कुल 1400 सीटें है । वर्ष 2017-18 के शैक्षणिक सत्र में 2 निजि मैडीकल कालेज 
(एन ० सी ० मैडीकल कालेज, इसराना, पानीपत तथा वर्ल्ड मैडीकल कालेज झज्जर) में दाखिले की अनुमोदना ना होने के कारण 
1100 एम ० बी ० बी ० एस ० सीटों पर दाखिला किया गया है । कल्पना चावला राजकीय मैडीकल कालेज करनाल में 100 
एम ० बी ० बी ० एस ० सीटों पर तथा आदेश मैडीकल कालेज शाहबाद, जिला कुरूक्षेत्र में 150 एम ० बी ० बी ० एस ० सीटों पर शैक्षणिक 
सत्र 2017-18 में पहले बैच का दाखिला किया गया । सरकार द्वारा भगत फूल सिंह, राजकीय चिकित्सा महिला महाविद्यालय, 
खानपुर कलां सोनीपत में 100 एम ० बी ० बी ० एस० सीटों से बढ़ाकर 150 सीटें करने बारे अनिवार्य प्रमाण पत्र जारी किया गया । 

इसके अतिरिक्त राज्य में 11 डैन्टल कालेज, 9 आयुर्वेदा कालेज , 1 होमियोपैथिक कालेज , 11 फिजियोथेरेपी कालेज , 
6 एम ० एस० सी ० नर्सिंग कालेज , 31 बी ० एस ० सी ० नर्सिंग कालेज , 81 जी ०एन ० एम० स्कूल , 89 ए ० एन ०एम ० स्कूल तथा 
20 एम ० पी ०एच ० डब्ल्यु. मेल स्कूल है । सरकार द्वारा पी ० जी ० आई ० डैन्टल कालेज रोहतक में 60 से 100 सीटें बढ़ाने हेतु 
अनिवार्य प्रमाण पत्र जारी किया गया है । 


( 4 ) 


SUPPLT . TO HARYANA GOVT. GAZ ., JAN. 2, 2018 (PAUS . 12 , 


1939 


SAKA) 


5 


चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की प्रथम वर्ष 2015-16 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट विभाग द्वारा तैयार की 
गई है जो कि अनुमोदना हेतु माननीय मन्त्रीगण के सम्मुख अनुमोदना हेतु प्रस्तुत है । तत्पश्चात इसे हरियाणा विधान सभा सत्र 
में रखा जाएगा । 

विभाग की वर्ष 2015-16 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा 28.6.2017 को अनुमोदित की जा 
चुकी है तथा अब माननीय मन्त्रीगण की अनुमोदना हेतु नियमानुसार प्रस्तुत है । 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 12-10-2017 . 


धनपत सिंह , 
अतिरिक्त मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , 
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग , चण्डीगढ़ । 


6 


SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 2 , 2018 (PAUS . 12 , 1939 SAKA ) 


REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF MEDICAL EDUCATION & RESEARCH 

DEPARTMENT FOR THE YEAR 2015-16 


The 20th December, 2017 


No.1 / 301/ Admn/DMER /5024. 


To give greater impetus to medical education and research in the State , a separate Directorate of Medical 
Education and Research was carved out of the Directorate of Health Services on 8th January , 2009. Subsequently , 
a Separate Department of Medical Education and Research has been established vide Govt . Notification dated 
4th September, 2014 for laying greater emphasis and focus on establishment, up - gradation , expansion and regulation 
of various institutes in the field ofmedical education and research . 

Presently , there are 11 functional Medical Colleges in the State out of which 05 are in Government Sector, 
01 is Government aided and remaining 05 are in private sector. There are total 1400 MBBS seats. However, 
permission for admission for academic session 2017-18 has not been granted to 02 Private Medical Colleges nearly 
N.C.Medical College & Hospital. Israna , Panipat and World College of Medical Sciences & Research , Jhajjar and 
admission was done on 1100 MBBS seats for academic session 2017-18 . 1st batch of 100 MBBS students was 
admitted in Kalpana Chawla Government Medical College, Karnal and 150 MBBS students in Adesh Medical 
College, Shahabad , Kurukshetra . State Government has also issued Essentiality Certificate to Bhagat Phool Singh 
Government Medical College for Women , Khanpur Kalan , Sonepat for enhancement of seats from 100 to 150 . 

In addition , there are 11 Dental Colleges; 09 Ayurvedic Colleges; 01 Homeopathic College; 11 Physiotherapy 
Colleges; 06 M.Sc. Nursing Colleges; 31 B.Sc. Nursing Colleges ; 81 GNM School; 89 ANM Schools and 20 MPHW 
(M ) School in the State . State Government has also issued Essentiality Certificate to Post Graduate Institute of Dental 
Sciences, Rohtak for enhancement of seats from 60 to 100 . 

The 2nd Annual Administrative Report of the Department pertaining to the year 2015-16 has been prepared 
and is placed for approval by the Council of Ministers. Thereafter, the same will be placed in Haryana Vidhan Sabha 
in the next Assembly Session . 

The draft Annual Administrative Report pertaining to the year 2015-16 has been approved by Hon ble C.M. 
vide dated 28.06.2017 . 


Now this matter is placed before the Council of Ministers under item No. of the scheduled appended to 
the Business of the Government of Haryana Rules, 1977 for approval of the draft Annual Administrative Report of 
the Department for the year 2015-16 . 


Chandigarh : 
The 26th September, 2017 . 


DHANPAT SINGH , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 
Medical Education & Research Department, Chandigarh . 


55884C.S . - H.G.P ., Chd . 


